OM 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 


संख्या- 592 


राँची, मंगलवार 


12 जून , 2018 (ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


आदेश 
30 मई 2018 


संख्या - 03नि0प0 - 26 / 2016 रा0नि0आ0 994.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 
नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के लिए जो स्तम्भ (3 ) 
में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी 
झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क क सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई 
कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर ( यदि कोई हो) विचार करने के 
पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या 
न्यायौचित्य कारण नहीं है ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 12 जन , 2018 
__ अतः इस संबंध में उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण 
की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड 
पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने 
जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया 
जाता है । 
क्रमांक | जिला निर्वाचन क्षेत्र 

नाम एवं पता 


कारण 


__ 1 


2 


1 


धनबाद 


XIV धनबाद -(1) | अजय कुमार महतो, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पिता - श्री बोधराम महतो, ग्राम - जीतपुर, 
पो0 - गोमो , प्रखण्ड - तोपचाँची, थाना - हरिहरपुर 


XIV धनबाद - (1) | जय कुमार सिंह , 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - चौरापट्टी, पो0 - हरिहरपुर , 
प्रखण्ड - तोपचाँची, थाना - हरिहरपुर 


XIV धनबाद -(1) | देवेन्द्र सिंह , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - पुराना बाजार, पो0 - गोमो , 


प्रखण्ड - तोपचाँची, थाना - तोपचाँची 


XIV धनबाद - (1) 


संजय कुमार मराण्डी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - लक्ष्मीपुर , पो0 - गोमो, 


प्रखण्ड – तोपचांची, थाना- हरिहरपुर 


XIV धनबाद -(2) | रूही प्रवीण, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम - गुनघुसा, प्रखण्ड - तोपचाँची, थाना - तोपचांची 
XIV धनबाद - (3) साजदा खातुन , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - लोकबाद, प्रखण्ड - तोपचाँची 
XIV धनबाद-(6) | गिरिलाल किस्कू , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम - मेठिबेड़ा, पो0 - महाराजगंज, 

करने में असफल रहे । 
प्रखण्ड – पूर्वी टुण्डी 
XIV धनबाद -( 9) | ममता बाउरी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम – कुँवरडीह , पो0- निरसा, धनबाद 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 


XIV निबाद -(9) | मीना देवी , 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


मुगमा बस्ती,(वेलचढ़ी), निरसा, धनबाद 


XIV धनबाद - (11 ) |बंदना कुमारी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम -मास्टर कलोनी , 
प्रखण्ड - गोविन्दपुर , जिला - धनबाद 


XIV धनबाद -(11) रूबीना खातून , 

ग्राम -फकीरडीह , गोविन्दपुर, धनबाद 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


XIV धनबाद -(13) | अभिनन्दन महतो, ग्राम - जीतपुर, 

प्रखण्ड - गोविन्दपुर, जिला - धनबाद 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


XIV धनबाद - (13 ) इमतयाज अहमद , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


ग्राम -जियलगढ़ा, प्रखण्ड - गोविन्दपुर, 
जिला - धनबाद 


XIV धनबाद - (13 ) | गौतम कुमार मंडल , 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - दामकाड़ाबरवा, 

प्रखण्ड - गोविन्दपुर , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद - (14) | सरोज देवी , 

ग्राम - चुटियारो, 

पो०- खरनी, प्रखण्ड - गोविन्दपुर 
XIV धनबाद - (15) | आशा देवी , 

मु०-निमकीटाँड़, 

पो0 - दलुडीह , थाना - राजगंज, धनबाद 
XIV धनबाद - (16 ) 

| अंजु देवी , 
मु० - छोटा नगरी, पो0 -सिजुआ , 

थाना - तेतुलमारी, धनबाद 
XIV धनबाद -(16) | आरजु खातुन , 

मुहल्ला – मोहलीडीह, 

पो० - भूली, थाना -तेतुलमारी, धनबाद 
XIV धनबाद -(16) माना देवी , 

मु० - छोटानगरी, पो0 - चन्दौर , (सिजुआ ) 
थाना - तेतुलमारी, धनबाद 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 
XIV धनबाद- (17 ) इन्दु पासवान , 

|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
मुo - माटीगाढ़ा, IV रजक टोला, 


पो0 - नदखुरकी , थाना -बाघमारा, धनबाद 
XIV धनबाद - (18) | पुर्णिमा देवी , 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


मु० - डुमरा सायरबांध, 


पो0 - नवागढ़, थाना - बाघमारा, धनबाद 


XIV धनबाद -(18 ) | वाणी देवी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


मु० - डुमरा, पो0 - नवागढ़, थाना -बाघमारा, धनबाद 


XIV धनबाद -(20 ) 


दीपक कुमार चटर्जी, 
मु० - रामुपर , पो0 - मालकेरा , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


थाना - कतरास, धनबाद 


XIV धनबाद -(20 ) 


दुलाल चन्द्र राय, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


मु० - लोहपिट्टी, पो0 - रामनगरगढ़ , 


थाना - महुदा, धनबाद 


25 


XIV धनबाद - (20 ) | परिमल कुमार माजि , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


मु० - देवग्राम, पो0 - मालकेरा, 


थाना - कतरास, धनबाद 


XIV धनबाद - (20 ) | महानन्द तिवारी , 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


मु०- खरखरी बस्ती, पाण्डेय टोला, 

पो0 - खरखरी, थाना - मधुबन , धनबाद 
XIV धनबाद -(20) | सनातन सोरेन , 

मु०-निचे देवघरा , 

पोo - महुदा , थाना - मधुबन, धनबाद 
| XIV धनबाद -(20) सुब्रत कुमार सुपकार, 

मु – सवारडीह, 

पो0 - मालकेरा, थाना - कतरास, धनबाद 
XIV धनबाद -(21 ) कमलेश पाठक , 

मु० -मुचीरायडीह , पो0 + थाना -महुदा, धनबाद 


|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 


XIV धनबाद -(21 ) 


जटाधारी महतो , 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


मु०- मुरलीडीह, पो0 + थाना - महुदा, धनबाद 


| XIV धनबाद -(21 ) मंजु देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| मु0 - तरगा, पो0 + थाना – महुदा, धनबाद 


XIV धनबाद -( 21 ) रमीज राजा, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
मु०- बड़ी मुहल्ला, पो0 + थाना – महुदा, धनबाद 
XIV धनबाद -(21 ) सुमन तिवारी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
मु०- हाथुडीह कॉलोनी , पो0 + थाना - महुदा, धनबाद 
XIV धनबाद -(21 ) | सुरेश शर्मा, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
मु०- सब्जीपट्टी, पो0 + थाना - महुदा, धनबाद 
XIV धनबाद -(22 ) | पुष्पा देवी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
मु०- गरभुडीह, पो0 -लालपुर, 
थाना - पुटकी, जिला - धनबाद 


35 


36 


XIV धनबाद -(22 ) सबनम बेगम , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
मु०- मुनिडीह, पो0 - मुनिडीह, 

थाना - पुटकी, जिला - धनबाद 
XIV धनबाद -(23 ) | पुतुल मंझियान, 

|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - ब्राहम्णडीहा , 

प्रखण्ड - बलियापुर, जिला - धनबाद 
XIV धनबाद -(23 ) रीना महतो , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - पलानी , प्रखण्ड - बलियापुर , जिला- धनबाद 
XIV धनबाद -(23 ) | हिमानी देवी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - पलानी , पोस्ट - पलानी, 

प्रखण्ड– बलियापुर, जिला -धनबाद 
XIV धनबाद -( 25 ) | प्रतिमा देवी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम - बाघमारा, प्रखण्ड- बलियापुर, जिला- धनबाद 
XIV धनबाद-( 26 ) मनजुड़न योगी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - सालुकचापड़ा , 
प्रखण्ड - केलियासोल, जिला - धनबाद 


40 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 
XIV धनबाद -( 27) | देवदास महतो, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - बेनागड़िया, 


प्रखण्ड - केलियासोल, जिला - धनबाद 


43 


XIV धनबाद - (27 ) | नारायण चन्द्र गोराई , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - पाथरकुंआ , 
प्रखण्ड - केलियासोल , जिला - धनबाद 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


XIV धनबाद -(27 ) | समीर महतो, 

ग्राम –बान्दरचुआँ, 

प्रखण्ड - केलियासोल , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद -(28) | माधुरी बाउरी , 

ग्राम - एगारकुण्ड, प्रखण्ड - एगारकुण्ड 
XIV धनबाद -(28) | सुषमा बाउरी, 

ग्राम -नकरा कनाली , प्रखण्ड- एगारकुण्ड 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


48 


XIV धनबाद - (29 ) कल्पना महतो, 

ग्राम – कालीपहाडी, 

| प्रखण्ड - एगारकुण्ड, जिला - धनबाद 
XIV धनबाद -(29) | खेमा देवी , 

ग्राम - कमलिया, 

प्रखण्ड - एगारकुण्ड, जिला - धनबाद 
XIV धनबाद -(28 ) | रेवती देवी, 

ग्राम - कापासारा, तुरी मुहल्ला , 
पोस्ट - मुगमा , प्रखण्ड – एगारकुण्ड, जिला - धनबाद 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 


ह० / - (अस्पष्ट ), 
उप निर्वाचन आयुक्त, 
राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 592 - - 50 


